Haryana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 86-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 7, 2024 (JYAISTHA 7, 946 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
आबकारी तथा कराधान विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 7 जून, 2024 

संख्या 44/ आ०--4 / Tosiot / 4944 / धा० 34 तथा 32/2024.— हरियाणा आबकारी अधिनियम, 4944 (4944 का पंजाब 
अधिनियम 4) की धारा 3 तथा 32 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब 
आबकारी राजकोषीय आदेश, 4932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्‌:- 
4. ()) ये आदेश पंजाब आबकारी राजकोषीय (हरियाणा संशोधन) आदेश, 2024 कहे जा सकते हैं। 

(2) ये जून, 2024 के बाहरवें दिन से लागू होंगे। 


2. पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 4932 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, Vat आदेश कहा गया है) में, आदेश 4 में, विद्यमान 
सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌:- 


“सारणी 
क्रम मदिरा या स्पिरिट का प्रकार शुल्क दर 
संख्या 
/ 2 3 
4. | देशी मदिरा (50 डिग्री प्रूफ) २82.00 प्रति प्रूफ लीटर 
2. | Agr afer 65 डिग्री प्रूफ) ₹95.00 प्रति प्रूफ लीटर 
3. | भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी uga | ₹440.00 प्रति प्रूफ लीटर 


सहित २4054 से २4200 प्रति पेटी तक 


4. | भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी प्राईस | ₹45.00 प्रति प्रूफ लीटर 
सहित ₹4204 से 24400 प्रति पेटी तक 


5. | भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी uga | 2450.00 प्रति प्रूफ लीटर 
सहित ₹4404 से 24600 प्रति पेटी तक 


ea भारत में निर्मित विदेशी RaRe ss एक्स डिस्टिलरी प्राईस | ₹455.00 प्रति प्रूफ लीटर 
सहित ₹4604 से ₹2500 प्रति पेटी तक 


7. | भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी प्राईस | ₹१60.00 प्रति प्रूफ लीटर 
सहित ₹2504 से ₹3500 प्रति पेटी तक 


(639) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 7, 2024 (JYST. 


7, 946 SAKA) 


मदिरा या स्पिरिट का प्रकार 


शुल्क दर 


भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी usa 
सहित २3504 से ₹5000 प्रति पेटी तक 


२₹१85.00 प्रति प्रूफ लीटर 


भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट sms एक्स डिस्टिलरी प्राईस 
सहित २5004 से ₹7000 प्रति पेटी तक 


₹200.00 प्रति प्रूफ लीटर 


भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट ब्राण्ड एक्स डिस्टिलरी प्राईस 
सहित २7004 से उपर प्रति पेटी 


₹१85.00 प्रति प्रूफ लीटर 


देशी मदिरा तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए पोटेबल 
रैक्टीफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा Vea एल्कोहल 


₹20.00 प्रति प्रूफ लीटर 


साईडर 


20.00 प्रति gem लीटर |” | 


3. उक्त आदेशों में, आदेश 4-ड. में, सारणी में, खाना 2 और 3 के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने विद्यमान 


के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 


2 


3 


2. 


बीयर 


243.00 प्रति dem लीटर"; 


640 


प्रविष्टियों 


4. उक्त आदेशों में, आदेश 2 में, खण्ड (क) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके 


सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 


“(क) वाईन 


%45.00 प्रति de लीटर |” | 


5. उक्त ares में, आदेश 5 में, विद्यमान खण्डों तथा उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उनके 


सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 


क्रम मदिरा का प्रकार शुल्क दर 
संख्या 
। 2 3 
“() | सुपर ages बीयर जिसमें 3.5 प्रतिशत वी0,/ वी0 तक २30.00 प्रति Tom लीटर 


एल्कोहल की मात्रा हो 


माइल्ड बीयर जिसमें 3.5 प्रतिशत वी0 /वी0 से उपर तथा 5.5 
प्रतिशत वी0,// वी0 तक एल्कोहल की मात्रा हो 


२45.00 प्रति Tom लीटर 


tert dra जिसमें 5.5 प्रतिशत वी0/वी0 से ज्यादा एल्‍्कोहल 
की मात्रा हो 


२₹55.00 प्रति Tom लीटर 


(iv) | डिब्बाबन्द बीयर 
(क.) सुपर Ages 240.00 प्रति dem लीटर 
(ख.).. Ages ₹55.00 प्रति Joh लीटर 
(ग.) स्ट्रान्ग 265.00 प्रति dom लीटर 
(५) | देशी मदिरा पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर २60.00 प्रति प्रूफ लीटर 
(vi) | भारत में निर्मित विदेशी मदिरा पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की | %400.00 ule प्रूफ लीटर 
दर 
(vii) | gfe बीयर 250.00 प्रति dom लीटर 
(viii) | बीयर की खुदरा बिक्री पर आबकारी Yow की दर राज्य में पब माइक्रो ब्रुअरी प्रोजेक्ट द्वारा 


विनिर्मित बीयर पर ofa dem लीटर 240 होगी ।”। 


6. उक्त आदेशों में, आदेश 5क में, ws (i) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके 


सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 
पीने के लिए तैयार पेय 225.00 प्रति Fon लीटर |" | 


“@ 


देविन्द्र सिंह कल्याण, 


प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
आबकारी तथा कराधान विभाग | 


64] HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 7, 2024 (JYST. 7, 946 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 
Notification 
The 7th June, 2024 


No. /X-I/P.A./94/Ss. 3 and 32/2024.— In exercise of the powers conferred under sections 3] and 32 of 
the Haryana Excise Act, 94 (Punjab Act | of 94), the Governor of Haryana hereby makes the following orders 
further to amend the Punjab Excise Fiscal Orders, [932, in their application to the State of Haryana, namely : - 


l. () These orders may be called the Punjab Excise Fiscal (Haryana Amendment) Orders, 2024. 
(2) They shall come into force with effect from the [20 day of June, 2024. 


2. In the Punjab Excise Fiscal Orders, |932 (hereinafter called the said orders), in order |,-for the existing table, 
the following table shall be substituted, namely,- 


“Table 
Serial | Kind of liquor or spirit Rate of duty 
Number 

2 3 

oly Country Liquor (50 degree proof) 82.00 per proof litre 

2. Metro Liquor (65 degree proof) 95.00 per proof litre 

3. Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price | हैं 40.00 छा proof litre 
from रैं]05] upto =200 per case 

4. Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price | हैं 45.00 per proof litre 
from रें]20] upto =400 per case 

5. Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price | = 50.00 per proof litre 
from रैं[40] upto =600 per case 

poe Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price | हैं 55.00 per proof litre 
from %60lupto 22500 per case 

7. Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price | हैं 60.00 per proof litre 
from %250! upto %3500 per case 

zeal Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price | = 85.00 per proof litre 
from %350! upto %5000 per case 

[ea Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price | % 200.00 per proof litre 
from %500] upto २7000 per case 

0. Indian Made Foreign Spirit Brands with Ex-Distillery Price | = 85.00 per proof litre 
from ~700 and above per case 

ll. Potable Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for | = 20.00 per proof litre 
Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor 

2. Cider =0.00 per bulk litre.”. 

3 In the said orders, in order l-E, in the table, under columns 2 and 3, against serial number 2 and entries 
thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:- 
| 2 3 
“2. |Beer २₹]3,00 per bulk litre”; 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 7, 2024 (JYST. 7, 946 SAKA) 642 


4. In the said orders, in order 2, for clause (a) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst 
shall be substituted, namely: - 
“(a) Wine =5.00 per bulk litre.” 
5. In the said orders, in order 5, for the existing clauses and entries thereagainst, the following clauses and entries 
thereagainst shall be substituted, namely:- 
Serial Kind of liquor Rate of duty 
Number 
| 2 3 
“G) Super Mild Beer containing alcoholic content upto 3.5% v/v 30.00 per bulk litre 
(ii) Mild Beer containing alcoholic content above 3.5% v/v and upto 245.00 per bulk litre 
5.5% viv 
(ili) Strong Beer containing alcoholic content more than 5.5% v/v 55.00 per bulk litre 
(iv) Canned Beer 
(a) Super Mild 240.00 per bulk litre 
(b) Mild 55.00 per bulk litre 
(c) Strong 65.00 per bulk litre 
(५) The rate of additional excise duty on country liquor 60.00 per proof litre 
(vi) The rate of additional excise duty on Indian Made Foreign Liquor 00.00 per proof litre 
(vii) Draught Beer 50.00 per bulk litre 
(शा) The rate of excise duty on retail sale of beer shall be £40.00 per bulk litre on the beer 
manufactured by pub Micro Brewery Project in the State.”. 
6. In the said orders, in order 5A, for clause (i) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst 
shall be substituted, namely: - 
“(i) Ready to Drink Beverages =25.00 per bulk litre.” 


DEVINDER SINGH KALYAN, 
Principal Sectretary to Government Haryana, 
Excise and Taxation Department. 


3l—C.S.—H.G.P., Pkl. 


